सत्यमेव जयते 


सरकार 
. 


GOVT.O 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No. 25-2018 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , JUNE 19 , 2018 (JYAISTHA 29, 1940 SAKA) 


PART - I 


Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 


हरियाणा सरकार 


1 . 


महिला एवं बाल विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 31 मई, 2018 
नं 0 794 एसडब्लयू० ( 3) 2018.- हरियाणा के राज्यपाल द्वारा हरियाणा राज्य के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की गर्मी 
एवं सर्दी की छुटिटयां करने हेतू निम्न हिदायतें जारी की गई हैं यह हिदायतें दिनांक 27.03.2018 से लागू की जाएंगी । 

आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों की गर्मी की छुटिट्यां दिनांक 16 जून से 30 जून तक की जायेंगी । 
आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों की सर्दी की छुटिट्यां दिनांक 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक की जायेंगी । 
इन छुटिट्यों के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र पूर्ववत खुले रहेंगे । आंगनवाड़ी वर्कर / हैल्पर द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के 
रख - रखाव, अनौपचारिक पूर्व शिक्षा किट तथा केन्द्र का रिकार्ड पूर्ण किया जायेगा । 
इन छुटिटयों के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभपात्रों (बच्चों एवं महिलाएं) को पूरक पोषाहार कच्चे राशन के रूप में 
अग्रिम रूप से दिया जायेगा । 
इन छुटिटयों के दौरान टीकाकरण के लिए टीकाकरण सेशन नियत दिन पर पूर्ववत आयोजित किया जायेगा । 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


चण्डीगढः 
दिनांक 25 मई , 2018. 


डॉ ० राजा शेखर द्रु , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
महिला एवं बाल विकास विभाग । 


( 1383 ) 


1384 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 19 , 2018 (JYST. 29 , 1940 SAKA ) 


[PARTI 


HARYANA GOVERNMENT 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Notification 


The 31st May , 2018 
No.794 SW (3) 2018.- In order to implement summer and winter vacations for the children of Anganwadi 
Centres the Governor of Haryana is pleased to issue following guidelines in the state of Haryana. These guidelines 
shall come into force w.e.f. 27.03.2018 . 


i. 


ii. 


iii . 


The summer vacation of the children of Anganwadi Centres will be held from 16th June to 30 June. 
The winter vacation of the children of Anganwadi Centres will be held from 25th December to 
8th January 
During these vacations Anganwadi centres will remain open . Anganwadi Worker and Anganwadi Helper will 
maintain Anganwadi centres, Pre School Education kit and complete the record related to Anganwadi Centre. 
During these vacations the beneficiary (mothers & children ) will be provided supplementary nutrition in the 
form of raw food items in advance. 


iv . 


V. 


During these vacations immunization session will be held on the fixed day for immunization . 


Chandigarh : 
The 25th May, 2018 . 


DR . RAJA SEKHAR VUNDRU , 
Principal Secretary to Government Haryana , 
Women & Child Development Department. 


563167C.S . - H.G.P ., Chd . 


